सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


) 


24 अग्रहायण , 

1943 ( श ० ) 
15 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 618 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
24 नवम्बर , 2021 


1 


> 


संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -01 / 2015 का.8055- मो ० जियाउल अंसारी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
32/20 , गृह जिला- गोड्डा ) अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , 
राँची ( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक 
कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य हज समिति , राँची तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड 
राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड , राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


1 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 618 -- 50 


